निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 657 ) 


20 ज्येष्ठ 1937 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 10 जून 2015 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

13 अप्रील 2015 
सं0 22 / निसिo( दर ) - 16 - 04 / 2006 / 860 श्री ओम प्रकाश अम्बरकर, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता , 
पश्चिमी कोशी नहर अंचल, मधुबनी ( आई0 डी0 3467 ) द्वारा उक्त पदस्थापन अवधि में बरती गई कतिपय अनियमितता 
हेतु उड़नदस्ता अंचल द्वारा उपलब्ध कराये गये जॉच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त पत्रांक 1720 दिनांक 20. 11. 
2010 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र क संलग्न करते हुए स्पष्टीकरण किया गया । 

श्री अम्बरकर द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । सम्यक 
समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री अम्बरकर के विरूद्ध गठित आरोप सं0 - 01 एवं 02 प्रमाणित नहीं होता है परन्तु आरोप 
सं0 - 03 प्रमाणित होता है क्योंकि श्री अम्बरकर द्वारा समुचित पर्यवेक्षण नहीं करने के कारण निर्माण कार्य में निम्न 
विशिष्टि के ईंट का उपयोग किया गया । अतः प्रमाणित आरोप के लिए श्री अम्बरकर के विरूद्ध “ एक वेतन वृद्धि पर 
असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया । 

अतएव सरकार द्वारा श्री ओम प्रकाश अम्बरकर , तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, 
मधुबनी सम्प्रति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग , मुजफ्फरपुर को निम्न दंड दिया गया है - 

"एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक " 
सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में उक्त दंड श्री अम्बरकर को संसूचित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 657 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


